निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


YON 


सत्यमेव जयते 


बिहार 

गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


22 कार्तिक 1941 ( श ० ) 
( सं 0 पटना 1248 ) पटना , बुधवार , 13 नवम्बर 2019 


पंचायती राज विभाग 


अधिसूचना 

8 नवम्बर 2019 
सं ० 640 / स्था 0 / रा 0नि0-06 / 2010 ( खंड ) / 7214 / पं0 रा0 - बिहार पंचायत राज अधिनियम , 2006 (बिहार 
अधिनियम 6, 2006 ) की धारा 123 की उप - धारा (1) एवं (2) सहपठित धारा 146 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए बिहार के राज्यपाल बिहार राज्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2008 का संशोधन करने हेतु 
एतद्वारा निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं : 

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ ।-(1) यह नियमावली बिहार राज्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति एवं सेवाशर्त) 
( संशोधन ) नियमावली, 2019 कही जा सकेगी । 

( 2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा । 

( 3 ) यह तुरंत प्रवृत होगा । 

2. उक्त नियमावली, 2008 के नियम 8 में संशोधन । उक्त नियमावली, 2008 के नियम 8 के अंतिम पंक्ति के 
बाद में निम्नलिखित वाक्य जोडा जायेगा: 

" उक्त अंशदान के निकासी की स्वीकृति अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, पंचायती राज विभाग 
द्वारा दी जायेगी । " 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

हरेन्द्र नाथ दूबे, 

सरकार के अपर सचिव । 
The 8th November 2019 
No. 6Pa./stha./Ra. Ni.- 06 / 2010 ( Khand )/7214/P.R.--In exercise of the powers 
conferred by sub section ( 1) and (2 ) of section 123 read with section 146 of the Bihar 
Panchayat Raj Act , 2006 (Bihar Act 6 , 2006 ), the Governor of Bihar is hereby pleased to 
make the following Rules to amend the Bihar State Election Commissioner (appointment 
and condition of service ) Rules , 2008 : 

1. Short title, extent and commencement- ( 1) These Rules may be called the Bihar 
State Election Commissioner (appointment and condition of service ) Rules, 2019 . 

( 2 ) It shall extend to the whole of the State of Bihar . 
( 3 ) It shall come into force at once . 


2 


बिहार गजट ( असाधारण ), 13 नवम्बर 2019 


2. Amendment in Rule 8 of the said Rules, 2008 : -After the last line of Rule 8 of the 
said Rules , 2008 , the following sentence shall be added : 

"Withdrawal of the said contribution will be sanctioned by Additional Chief 
Secretary / Principle Secretary /Secretary , Panchayati Raj Department." 

By order of the Governor of Bihar, 

Harendra Nath Dubey , 
Additional Secretary to the Government. 


अधीक्षक , 


सचिवालय 

मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1248-571 + 500 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


